रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33004/ 98 


REGD. NO. D. L.-33004/98 


. 


मयमययते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (i) 


. 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 208 ] 
No. 208 ] 


नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 1998 / ग्येष्ठ 13 , 1920 
NEW DELHI , WEDNESDAY , JUNE 3 , 1998/JYAISTHA 13 , 1920 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 


( कम्पनी कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 3 जून , 1998 
सा. का .नि . 328( अ ) -- केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा ( 1) के खंड ( ख ) के साथ 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख ( मोटर यान ) नियम , 1997 का संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( मोटर यान ) संशोधन नियम, 1998 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की सरीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागत लेखा अभिलेख ( मोटर यान ) नियम, 1997 में , 
( क ) नियम 2 में , 
( i ) " यात्री या वाणिज्यिक मोटर यान " शब्दों के स्थान पर " मोटर यान, चाहे वह यात्री या वाणिज्यिक हो " शब्द रखे जाएंगे । 
( ii ) मद ( छ ) के पश्चात् निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् : 
" ( ङ ) किसी भी प्रकार का ट्रैक्टर ", 
( ख ) नियम 3 में , परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुफ अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" परन्तु यह और कि किसी भी प्रकार के ट्रैक्टर का विनिर्माण करने वाली प्रत्येक कंपनी, इन नियमों के अधीन 1 अप्रैल , 1999 से या उसके 
पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष की बाबत उचित लेखा बहियां रखेगी । " 

[ फा.सं. 52/ 16/ सीएबी - 97 ] 
आर. डी . जोशी, संयुक्त सचिव 


टिप्पण : - मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3( i) में तारीख 12 सितम्बर, 1977 को पृष्ठ सं . 28 से 55 पर वित्त 
मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग की सरकारी अधिसूचना सा . का. नि . सं . 537 ( अ ), द्वारा प्रकाशित किए गए थे । 
1536 GI/ 98 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i)] 


MINISTRY OF LAW JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

(Department of Company Affairs ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd June, 1998 
G. S. R. 3280E ).- ~-In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 642 read with clause ( d ) of sub 
section ( 1 ) of section 209 of the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following rules 
to amend the Cost Accounting Records (Motor Vehicles) Rules, 1997 , namely - 

1. ( 1 ) These rules may be called the Cost Accounting Records ( Motor Vohicles) Amendment Rules , 
1998 : 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 
In the Cost Accounting Rocords (Motor Vehicles) rulos, 1997, 
( a ) im rule 2,-- - 

for the words " passenger or commercial motor vehicles " the words " Motor vchicles , whether pas 
senger or commercial ", shall be substituted ; 
after item ( d), the following item shall be substituted namely : 

any type of tractor "; 
( b) in rule 3, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely : --- 
" Provided further that every company manufacturing any type of tractor shall keep proper books of account under 
these rules in respect of each of its financial year commencing on or aftor the 1st April , 1999 ." 

[ F. No . 52 /16 / CAB- 97] 

R. D. JOSHI , Jt. Secy. 


( ii ) 
"( e) 


Note : -~- The principal rule was published in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3(i) dated the 12th 

September , 1997 at page No. 28 to 55 yide Government Notification , Ministry of Finance , Department of 
Company Affairs, G .S .R. No. 537(E ). 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 3 जून, 1998 
सा. का.नि . 329( अ ). -- केन्द्रीय सरकार , कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1 ) की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ) के साथ 
पठित धारा 642 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख ( ट्रैक्टर) नियम , 1971 का संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख ( ट्रैक्टर) संशोधन नियम , 1998 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तरीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. लागत लेखा अभिलेख ( ट्रैक्टर) नियम, 1971 के नियम 3 के उपनियम ( 1 ) में , " इन नियमों के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् प्रारंभ 
होने वाले वित्तीय वर्ष " शब्दों के पश्चात् " परन्तु 1 अप्रैल, 1999 से पूर्व, " अक्षर शब्द और अंक रखे जाएंगे । 

[ फा . सं . 52/ 16/ सी . ए. बी . 97 ] 

आर. डी . जोशी, संयुक्त सचिव 
टिप्पण : - मूल नियम , सा . का .नि . सं. 1700 तारीख 28 - 6 - 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए 
गए : 

(i ) सा. का. नि . 776 तारीख 03 - 08 - 1977 , 
( ii ) सा . का. नि . 660 तारीख 25 - 04 - 1979 , 
( iii ) सा . का . नि . 25 तारीख 08 - 01 - 1983, 
( vi ) सा. का. नि . 548 तारीख 22 - 07 - 1989 , 

सा . का . नि . 308 ( अ) तारीख 24 - 03 - 1993 


[ TTT 11 - 05 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 3rd June, 1998 
G .S .R . 329 (E ). In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 642 read with clause (d ) of sub 
section (1 ) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), the CentralGovernment hereby makes the following rules 
to amend the Cost Accounting Records ( Tractors ) Rules, 1971, namely : 
1. (1) Those rules may be called the Cost Accounting Records (Tractors ) Amendment Rules , 1998 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . In the Cost Accounting Records ( Tractors ) Rules, 1971, in rule 3 , in sub - rule ( 1) , after the words " financial 
year commencing on or after the commencement of these rules" , the letters, words and figures " but before the 1st April, 1999 " 
shall be substituted. 

[F . No. 52 / 16 /CAB -97 ] 
R . D . JOSHI, Jt. Secy . 


Note : 


The principal rules were published vide G . S. R . No . 1700 datod 28 -6 - 1971 and subsequently amended vide 
(i) G .S .R . 776 dated 03- 08- 1977 , 
(i ) G .S.R , 660 dated 25 -04 - 1979 , 
(iii ) G .S .R . 25 datod 08- 01- 1983, 
(iv ) G .S .R . 548 dated 22 -07- 1989 , 
(v ) G .S .R . 308 (E ) dated 24 -03- 1993 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Pross , Ring Road , Mayapur , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1998 


